" 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

5 चैत्र 1936 ( श० ) 
संख्या 133 राँची ,बुधवार 

26 मार्च, 2014 ( ई० ) 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
24 मार्च, 2014 


संख्या -3/ पद- 01 ( घ)- 04/ 2014 का .- 2905-- श्री अजय कुमार भटनागर, भा0पु0से0 ( झाः89) अपर 
पुलिस महानिदेशक , झारखण्ड की सेवा गृह विभाग, झारखण्ड से लेकर उन्हे अपने वेतनमान में माननीय 
मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गज़ट ( असाधारण) 133- 50 | 


